रजिस्ट्री सं० जी - ( गे) - 73 


REGISTERED NO. D --( D ) -- 73 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित । 
PUOLISMED OY AUTHORITY 


सं0 32] नई दिल्ली , शनिवार, दिसम्बर 5, 1981 ( अग्रहायण 14, 1903 ) 
NO . 32] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 5, 1981 (AGRAHAYANA 14, 1903) 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 

( Separate paging is given to this Part in order that it may he filed.as a separate compilation ) 


भाग II - खण्ड 3 . 
[PART III - SECTION 3] 

लघु प्रशासनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 
[Notifications relating to Minor Administrations] 


संघ शासित प्रदेश , दादरा एवं नगर हवेली 


सिलवास , दिनांक 21 अक्तूबर 1981 


देखें - पत्र संख्या पी० 0111/ 80 दिनांक 22 जून , 1981 , 

उच्च न्यायालय बम्बई से प्राप्त । 


प्रादेश 


सं० प्रशा० विधि / रा० सु० अ०/ 409( 1 )/ ( 23 )/ 81 - - 
प्रशासक, दादरा एवं नगर हवेली, सहर्ष घोषित करते हैं । 
कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम , 1980, प्रशासन की अधि 
सूचना संख्या प्रणा०/ विधि/ रा० सु० अधि० / 409/ ( 1 )/ ( 7 ) 
81 दिनांक 14 मई, 1981, देखें , की धारा 9 ( 1 ) के 
अन्तर्गत गठित सलाहकार मण्डल का मुख्यालय बम्बई में 
होगा । 


सिलवास , दिनांक 17 नवम्बर 1981 

प्रादेश 
सं० प्रशा० /विधि/ एन० एस० प्रो० / 409 / 1081 -~ 
यतः, दादरा एवं नगर हवेली की मौजूवा परिस्थितियों अथवा 
ऐसी परिस्थितियां जिनके फैलने की संभावना है, की पोर उचित 
ध्यान देते हुए यह अनिवार्य समझा जाता है कि राष्ट्रीय 
सुरक्षा अधिनियम , 1980 की धारा 3 की उप - धारा ( 2 ) 
के अन्तर्गत राज्य सरकार के कार्य करने के लिये , जिला 
मजिस्ट्रेट को अधिकार सौंप दिये जायें । 

अत : राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम , 1980, की धारा 3 
की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए प्रशासक , दादरा एवं नगर हवेली जिला मजिस्ट्रेट , दादरा 
एवं नगर हवेली को 1-10- 81 से 31- 12- 81 तक , तीन 
महीने के लिये , संघ शासित प्रदेश , दादरा एवं नगर हवेली 
में , अधिनियम की धारा 3 की उप धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करने का निर्देश व अधिकार देते है । 

प्रशाग के के आदेशानुसार 

के० सी० सिह 

प्रशासक के सचिव 
वादरा एवं नगर हवेली , 

सिलवास 


प्रशासक के प्रादेशानुसार 

के० डी० सिंह 

प्रशासक के सचिव 
दादरा एवं नगर हवेली , 

सिलवास 


358 GI/81 


(179 ) 


180 


भारत का राजपत्र, दिसम्बर 5, 1981 ( अग्रहायण 14, 1903 ) 


[ भाग 


-- 83 


___ सं० डी० सी० एल० भार०/ विधि / 3/ 81/ 2309 
दादरा एवं नगर हवेली के भमि सुधार नियम 1972, के 
नियम 2 के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए प्रशासक , दादरा एवं नगर हवेली एतद्द्वारा उक्त 
मियमों के अन्तर्गत सम्पूर्ण- संघ शासित प्रदेश, दादरा एवं 
नगर हवेली के लिये, कार्यभार संभालने की तारीख से , 
ममलतदार की सभी शक्तियों और कार्यों को करने के लिये 
निम्नलिखित भूमि सुधार अधिकारियों को शक्ति प्रदान करते 


वलसाड में दादरा एवं नगर हवेली , सिलवास के भूमि 
अर्जन अधिकारी , ( डी० सी० डब्ल्यू० ) को उक्त अधिनियम 
की धारा - 3 के खण्ड ( ग ) के तहत, उक्त भूमि के सम्बन्ध 
में आगे से कोई भी कार्यवाही करने के लिये समाहर्ता का 
कार्य करने के लिये एतद्वारा नियुक्त किया जाता है । उक्त 
अधिनियम की धारा - 7 के तहत , उन्हें वह उक्त भूमि के 
अर्जन के लिये प्रादेश लेने का भी अधिकार दिया जाता 


उक्त भूमि की योजना की जांच वलसाड़ में दादरा 
एवं नगर हवेली , सिलवास के भूमि - अर्जन अधिकारी ( डी० 
सी० उम्ल्यू . ) के कार्यालय में की जा सकती है । 


1. श्री गिल्बर्ट जेसस, भूमि सुधार अधिकारी-III 
2. श्री जे० प्रार० माहयावंशी, भूमि सुधार अधिकारी - 1 

प्रशासक के आदेशानुसार 

के० डी० सिंह 
प्रशासक के सचिव 
दादरा एवं नगर हवेली , 

सिलवाम 


. 


अनुसूची 


जिस माम में भूमि क्रम सं० एवं आवश्यक भूमि सार्वजनिक 
स्थित है हिस्सा से० का लयभम प्रयोजन जिसके 

क्षेत्रफल लिये भूमि 
एच० ए० की आवश्यकता 
एस० एम० है 


प्रपत्र " ही " 


प्रशासन संघ शासित प्रदेश , दादरा एवं नगर हवेली, सिलवास 
भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 ( 1894 की संख्या - 1 ) , 


गान्डा 
वावरा एवं नगर 
हवेली तालुका 


सिलवास, दिनांक 2 नवम्बर, 1981 
पाम : गलौण्डा 


सं० डी० सी० एल० प्रार० / डी० एम० जी० एल० ए० / 
74/ 80/ गलौंण्डा -- प्रशासन, संघ शासित प्रदेश , वादरा एवं 
मगर हवेली , अधिसूचना संख्या डी० सी० एल० प्रार०/ 
डी० एम० जी० एल० ए० / 74/ 80/गलौनहा । । 


279/ 4 
279/ 5 
279/ 6 
296/ 2 
296/ 4 
296/ 12 
296/14 
296/ 15 
296/ 16 
296/ 18 
296/ 19 
296/ 20 


0- 0- 31 आर० बी० 
0- 00- 06 एम० सी० 
0-03- 00 दमनगंगा 
0- 14 - 00 परियोजना 
0 - 22- 00 
0- 04 -00 
0 - 05- 00 
0- 06 - 00 
0- 04- 00 
0 - 00- 37 
0 - 01 - 00 
0- 08- 00 
0 - 01- 00 पी० के० 
0 - 05 - 00 
0- 07- 00 


दिनांक 27 - 12 - 1980, को यह अधिसूचित किया गया 
था कि यहां अनुसूची में उल्लिखित भूमि ( इसके प्रागे 
उक्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट ) सार्वजनिक में प्रयोजन 
अनुसूची के खाना - 4 में उल्लिखित के लिये संभवत : आवश्यक 


297 


298/ 3 


___ संघ शासित प्रवेश , दादरा एवं नगर हवेली का प्रशासन , 
वलसाड में दादरा एवं नगर हवेली के भूमि पर्जन अधिकारी 
( डी० सी० . डब्ल्यू . ) की भूमि अर्जन अधिनियम 1894 
( 1894 की सं० - 1 ) , की धारा- 5 ( क ) की उपधारा 2 के 
तहत , इस रिपोर्ट से सन्तुष्ट है कि अनुसूची के खाना - 4 में 
उल्लिखित प्रयोजन के लिये राजकीय व्यय पर उक्त 
भूमि को अर्जित करने की आवश्यकता है । 


प्रशासक के मादेशानुसार 

के० डी० सिंह 
प्रशासक के सचिव 
दादरा एवं नगर हवेली , 

सिलवास 


उक्त अधिनियम की धारा 6 के उपबन्धों के तहत यह . 
एवदद्वारा घोषित किया जाता है कि अनुसूची के खाना - 4 
में उल्लिखित प्रयोजन के लिये भूमि की मावश्यकता है । 


भूमि अर्जन अधिकारी , 
डो० सी० उम्म्यू० 
दादरा एवं नगर हवेली , 
वलसाड़ में । 


भाग 


- 


3] 


भारत का रामला, दिसम्बर 5, 1981 ( अमहायण 14, 1003 ) 


181 


कम सर्वे एवं एच० ए० एस० एम० 
हिस्सा सं० 
80 / 1 पी० 

0 - 36- 00 
80/ 2 , 

0- 30 - 00 
82/ 1 , 

0 - 04 - 00 
82/ 2 , 

0 - 04- 00 
82/ 4 , 

0 - 16- 00 
. 0 - 82- 00 


83 


, 


प्रशासक के आदेशानुसार 

के० डी० सिंह, 
प्रशासक के सचिव, 
दादरा एवं नगर हवेली 

सिलवास 
भूमि अर्जन अधिकारी , 
दादरा एवं नगर हवेती सिलवास , 
के० डी० सी० ब्ल्यू० बलसाड़ में । 


प्रपन्न " डी " 
प्रशासन, संघ शासित प्रदेश , दादरा एवं नगर हवेली, सिलपास 
भूमि अर्जन अधिनियम 1894( 1894 की सं० - 1 ) , 
ग्राम : वेमणी 
दिनांक 2 - 11 - 1981 

सं० डी० सी० एल० आर० /डी० एम० जी० एल० 
ए०/ 50/ 80- देमणी - प्रशासन , संघ शासित प्रदेश , दादरा 
एवं नगर हवेली, अधिसूचना संख्या डी० सी० एल० मार० / 
डी० एम० जी०/ एल०/ ए० / 50/80/ देमणी । 

दिमांक 6 - 12- 1980 को यह अधिसूचित किया गया 
थां कि यहाँ अनुसूची में उल्लिखित भूमि ( इसके प्रागे उक्त 
भूमि के नाम से निर्दिष्ट ) सार्वजनिक प्रयोजन , अनुसूची 
के खाना 4 में उल्लिखित के लिये संभवत : पावश्यक है । 

संघ शासित प्रदेश , दादरा एवं नगर हवेली का प्रशासन , 
में वावरा एवं नगर हवेली के भूमि अर्जन अधिकारी 
( सी० सी० डब्ल्यू० ) की भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 
( 1894 की सं० - 1 ) की धारा 5 ( क ) की उप -धारा - 2 
के तहत , इस रिपोर्ट से सन्तुष्ट है कि अनुसूची के साना - 4 
में उल्लिखित प्रयोजन के लिये राजकीय व्यय पर उक्त भूमि 
को मजिस करने की आवश्यकता है । 

उक्त अधिनियम की धारा- 6 के उपबन्धों के तहत यह 
एतद्वारा ही घोषित किया जाता है कि अनुसूची के खाना 
- 4 में उल्लिखित प्रयोजन के लिये भूमि की भावश्यकता है । 

__ वलसाड में दादरा एवं नगर हवेली, सिलवास के भूमि 
अर्जन अधिकारी ( डी० सी० डब्ल्यू . ) को उक्त अधिनियम 
की धारा 3 के खण्ड ( ग ) के तहत , उक्त भूमि के सम्बन्ध 
में आगे से कोई भी कार्यवाही करने के लिये समाहर्ता का 
कार्य करने के लिये एतदद्वारा नियुक्त वि या जाता है । और 
उक्त अधिनियम की धारा- 7 के तहत , उन्हें उक्त भूमि के अर्जन 
के लिये प्रादेश लेने का अधिकार दिया जाता है । 

उक्त भूमि की योजना की जाँच बलसार में दादरा एवं नगर 
हवेली सिलवास के भूमि अर्जन अधिकारी ( डी० सी० उम्ल्यू० ) 
के कार्यालय में की जा सकती है । 

अनुसूची 


प्रपन्न " सी " 

( प्रारम्भिक अधिसूचना ) 
प्रशासन , संघ शासित प्रदेश, दादरा एवं नगर हवेली, सिलवास 
भूमि अर्जन अधिनियम 1894 ( 1894 की सं०- 1 ) , 

सिलवास , दिनांक 13 नवम्बर 1981 
ग्राम : कनाड़ी 
संख्या एल० ए० क्यू० / केश सं० 236/ 81/ खण्डी 

दिनांक 13 नयबर 1981 
प्रशासन , संघ शासित प्रदेश, रादरा एवं नगर हवेली 
को ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ अनसूची में उल्लिखित 
भूमि , सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात 7 आर० सब -माईनर , 
एक्स० एल० बी० एम० सी० दमन गंगा परियोजना के लिये 
प्रावश्यकता है । 

भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 ( 1894 की 
संख्या- 1 ) की धारा के उपबन्धों के तहत , एतद्वारा यह 
अधिसूचित किया जाता है कि उपरोलिखित प्रयोजन के लिए 
ही उक्त भूमि संभवतः प्रावश्यक है । 

उक्त भूमि में रुचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को 
चेतावनी दी जाती है कि वे किसी भी सर्वेक्षक अथवा उक्त 
भूमि पर उक्त प्रर्जन के लिये नियुक्त व्यक्तियों के कार्यों 
में बाधा उत्पन्न न कर । 

विक्रय , पट्टा , गिरवी सौंपना , विनियम अथवा किसी भी 
तरह उक्त भूमि का निपटारा भयवा उस पर कोई व्यय 
अर्थवा उसमें कोई सुधारों की संविदा इस अधिसूचना की 
तारीख के बाद , बिना समाहर्ता की मंजूरी के उक्त प्रधि 
नियम की धारा -24 ( सातवीं बार ) के तहत उक्त भूमि 
के प्रतिकर को निर्धारित करने वाले अधिकारी द्वारा अपेक्षा 
प्रयषा मवहेलना कर दी जायेगी चूंकि पन्ततः उक्त भूमि 
को जित किया जाना है । 


जिस ग्राम में भूमि क्रम सर्वे एवं आवश्यक सार्वजनिक 
स्थित है हिस्सा संख्या भमि का लग - प्रयोजन जिस 

भग क्षेत्रफल के लिये भूमि 


एम० ए० 
एस० एम० 


मावश्यकता 
है 


ग्राम : वमणी 


73 पी० 
74 , 
76 , 
78/ 2 , 


0- 50- 00 वमनगंगा परि 
0- 49- 00 योजना के 
0- 36- 00 लिये यापी 
0- 14- 00 शाखा नहर 
0- 25- 00 


79 " 


182 


भारत का सपा, दिसम्बर 55 - 1981 ( अग्रहायण 14, 


[ भाग- 11 - खज . 3 


यदि प्रशासन , दादरा एवं नगर हवेली इस बात से 
सन्तुष्ट हो जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन के लिये उक्त 
भूमि आवश्यक है तो इस उद्देश्य की अन्तिम अधिसूचना 
उक्त अधिनियम की धारा - 6 के तहत , भारत के राजपन्न 
में प्रकाशन के लिये यथासमय दे दी जायेगी । यदि अर्जन 
का पूर्णतया यह इसके किसी भाग का परित्याग किया जाता 
है तो इससे सम्बन्धित सथ्य भारत सरकार के राजपन में 
अधिसूचित कर दिया . जाता है । 


हवेली को ऐसा प्रतीत होता है कि यहां अनुसूची में उल्लि 
खित भूमि , सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात : - - 
7 प्रार० सब माईनर एक्स 7 प्रार० सब माईनर के एल० 
बी० एम० सी० की दमनगंगा परियोजना के लिये प्रावस्यकता . 


उक्त अधिनियम की धारा - 5 ( क ) के अन्तर्गत समाहर्ता 
के कार्य करने के लिये , प्रशासन संघ शासित प्रदेश , दादरा 
एवं नगर हवेली , भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 
3 के खण्ड ( ग ) के तहत , वलसाड में दादरा एवं नगर 
हवेली के भूमि अर्जन अधिकारी ( डी० सी० उब्ल्यू० ) की 
नियुक्ति करता है । 

अनुसूची 
संघ शासित प्रदेश , सर्वे संख्या तथा प्रावश्यक भूमि का 
दादरा एवं नगर हवेली हिस्सा संख्या लगभग क्षेत्रफल 
के जिस ग्राम में भूमि 

एच० ए० एस० 
स्थित है 

एम० 
कनाड़ी 

59 

00 - 16 - 60 

00 - 02-- 00 
85/ 1 

00 - 07 - 00 
85/ 2 

00 - 10 - 00 
85/ 4 

00 - 0.4 - 00 
85/ 5 

00 - 05 - 00 
85/ 6 

00 - 06 - 00 
85/ 8 

00 - 08 - 00 
85/ 15 

00 - 07 - 00 
85/ 16 

00 - 20 - 00 


भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 ( 1894 की सं0- 1 ) 
की धारा के उपबन्धों के सहत , एतद्द्वारा यह अधिसूचित 
किया जाता है कि उपरोलिखित प्रयोजन के लिये उपस 
भूमि संभवतः प्रावश्यक है । 

उक्त भूमि में रुचि रखने वाले सभी ग्यक्तियों को चेतावनी । 
दी जाती है कि वे किसी भी सवभक अथवा उक्त भूमि 
. पर उक्त प्रर्जन के लिये नियुक्त व्यक्तियों के कार्यों में 
आधा उत्पन्न न करें । 

विक्रय, पट्टा, गिरवी सौंपना , विनियम अथवा किसी 
भी तरह उक्त भूमि का निपटारा अथवा उस पर कोई 
व्यय प्रथवा उसमें कोई सुधारों की सविदा इस 
अधिसूचना की तारीख के बाद, बिना समाहर्ता की मंजूरी 
के उक्त अधिनियम की धारा -24 ( सातवीं बार ) के तहत , 
उक्त भूमि के प्रतिकर को निर्धारित करने वाले अधिकारी 
द्वारा उपेक्षा अथवा . अवहेलना कर दी जायेमी चूंकि मन्ततः 
उक्त भूमि को अर्जित किया जाना है । 

यदि प्रशासन , वादरा एवं नगर हवेली इस बात से 
सन्तुष्ट हो जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन के लिये उक्त 
भूमि आवश्यक है तो इस उद्देश्य की अन्तिम अधिसूचना , 
उक्त अधिनियम की धारा- 6 के तहत भारत के राजपत्र 
में प्रकासन के लिये , यथासमय दे दी जायेगी । यदि अर्जन 
का पूर्णतया यह इसके किसी भाग का परित्याग किया जाता 
है तो इससे सम्बन्धित तथ्य भारत सरकार के राजपत्र में 
अधिसूचित कर दिया जाता है । 


64 


पाप 


प्रशासक के आदेशानुसार , 

के० डी० सिंह , 
- प्रशासनक के सचिव , 
दादरा एवं नगर हवेली , 

सिसवास । 
भूमि अर्जन अधिकारी, 
दादरा एवं नगर हवेली सिलवास , 
वलसाड़ में । . 


उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के अन्तर्गत समाहर्ता 
के कार्य करने के लिये , प्रशासन , संघ शासित प्रदेश , दादरा 
एवं नगर हवेली, भूमि अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 
3 के खण्ड ( ग ) के सहत , बलसाड में दादरा एवं नगर 
हवेली के भूमि अर्जन अधिकारी, ( डी० सी० डब्ल्यू . ) को 
नियुक्त करता है । 

अनुसूची 


संघ प्रदेश , दादरा एवं 
नगर हवेली के जिस 
ग्राम में भूमि स्थित है 


सर्वे सं० तथा 
हिस्सा सं० 


आवश्यक भूमि का 
लगभग क्षेत्रफल 


प्रपत्र " सी " 

( प्रारम्भिक अधिसूचना ) 
सिलवास, दिनांक 13 नवम्बर, 1981 
प्रश्वासन संघ शासित प्रदेश , दादरा एवं नगर हवेली 
सिलवास , भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 ( 1894 की संख्या - 1 ) 
माम : खरडपाडा 

सं० डी० सी० एल० आर० एस० आर० वी०/ खरडपाडा/ 
199/ 81: -- प्रशासन संघ शासित प्रवेश , दादरा एवं नगर 


एच० ए० एस० 

एम० 


1 


2 


3 


खरउपाडा 


262/ 1 


00 - 08 - 00 


भाग IIT -सड 3] 


भारत का राजपत्र , दिसम्बर 5, 1981 ( प्रमहामण 14, 1903 ) 


183 


। 


. 


- 


. 


. 


. 


- . . - 


. . 


. 


1 


3 


उक्त भूमि की योजना की जांच बलसाड में दादरा एवं 
नगर हवेली, सिलवास के भूमि अर्जन अधिकारी , ( ली 
सी० डब्ल्यू . ) के कार्यालय में की जा सकती है । 


. 


263 
264 


00 - 21 - 00 
00 - 51 - 00 


. 


अनुसूची 


जिस ग्राम में 
भूमि स्थित है 


क्रम सर्वे० 
एवं हिस्सा 

संख्या 


प्रशासक के प्रावेशानुसार , 

के० डी० सिंह , 
प्रशासक के सचिव , 
दादरा एवं नगर हवेली , 

सिलवास । . 
भूमि अर्जन अधिकारी , 
दादरा एवं नगर हवेली , सिलवास , 
बलसाड में । 


आवश्यक उसार्वजनिक 
भूमि का प्रयोजन 
लगभग क्षेत्रफल जिसके लिये 

भूमि की 
एच० ए० आवश्यकता 
एस० एम० . है 


ग्राम प्रथाल 
तालुका : बावरा 
एवं नगर हवेली 


115/ 2 पेकी 
128/ 2 , 
130 0 
138/ 1 ,, 


प्रपन्न " डी " 


सिलवास , दिनांक 13 नवम्बर , 1981 
प्रशासन , संघ शासित प्रदेश , दादरा एवं नगर हवेली , 
भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 ( 1894 की संख्या -1 ) , 


0- 10- 00 एल० बी० 
0- 07 - 00 एम० सी० 
- 05 - 00 दमन गंगा 
0- 02 -00 परियोजना 

-- -- - - - - - - - - - 
प्रशासक के मादेशानुसार , 

के० डी० सिंह , 
प्रशासक के सचिव , 
दादरा एवं नगर हवेलो , 

सिलवास । 


ग्राम : एथल , 
संख्या : डी० सी० एल० आर०/डी० एम० जी० एल० ए०/ 
86/ प्रथाल , 
प्रशासन संघ शासित प्रदेश , दादरा एवं नगर हवेली अधिसूचना 
सं० डी० सी० एल० पार०/ डी०एम० जी० एल० 
ए० / 86/ मथाल.----दिनाक 10 - 3 - 1981 को यह अधिमूचित 
किया गया था कि यहां अनुसूची में उल्लिखित भूमि ( इसके . 
मागे उक्त भूमि के नाम से निर्दिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के 
लिये अनसची के खाना - 4 में उल्लिखित के लिये संभवतः 
प्रावश्यक है । 

संघ शासित प्रदेश , दादरा एवं नगर हवेली का प्रशासन , 
वलसाड़ में दादरा एवं नगर हवेली के भूमि - अर्जन अधिकारी 
( सी० सी० डब्ल्यू० ) की भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 
( 1894 की संख्या - 1 ) की धारा - 5 ( क ) की उपधारा - 2 
के तहत , इस रिपोर्ट से सन्तुष्ट है कि अनुसूची के खाना- 4 
में उल्लिखित प्रयोजन के लिये राजकीय व्यय पर उक्त 
भूमि को अर्जित करने की अावश्यकता है । 

उक्त अधिनियम की धारा- 6 के उपबन्धों के तहत यह 
एतदद्वारा घोषित किया जाता है कि अनुसूची के खाना - 4 
में उल्लिखित प्रयोजन के लिये भूमि की प्रावश्यकता है । 

वलसाड़ में दादरा एवं नगर हवेली , सिलवास के भूमि 
अर्जन अधिकारी (डी० सी० डब्ल्यू० ) को उक्त अधिनियम 
की धारा- 3 के खण्ड ( ग ) के तहत , उक्त भूमि के सम्बन्ध 
में प्रागे में कोई भी कार्यवाही करने के लिये समाहर्ता का 
कार्य करने के लिये एतद्वारा नियुक्त किया जाता है और 
उक्त अधिनियम की धारा 7 के तहत , उन्हें उक्त भूमि के 
पर्जन के लिये आदेश लेने का भी अधिकार दिया जाता है । 


( एस० एच० दबे ) 
भूमि अर्जन अधिकारी, 
डी० सी० डब्ल्यू० 
दादरा एवं नगर हवेली , 
वलसाड में । 

प्रपत्र " सी " 

(प्रारम्भिक अधिसूचना ) 
सिलवास , दिनांक 13 नवम्बर , 1981 
प्रशासन , संघ शासित प्रदेश , दादरा एवं नगर हवेली , 
भूमि -अर्जन अधिनियम , 1894 ( 1894 की संख्या - 1 ) 
ग्राम : खरउपाडा 

सं०डी०सी०एल०आर० / डो०एम०जी०एफ० ए० / 118/ 81/ . 
खरपाडा : - - प्रशासन , संघ शासित प्रदेश , दादरा एवं नगर 
हवेली को ऐसा प्रतीत होता है कि यहां अनुसूची में 
उल्लिखित भूमि , सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात दमनगंगा 
परियोजना के लिये 6 प्रार० 1 ए० उप माईनर एक्स० 6 प्रार० 
1, सब माईनर एक्स० एल० बी० एम० सी० के निर्माण की 
संभवतः आवश्यकता है । 

भूमि - अर्जन अधिनियम 1894 ( 189 4 की सं० 1 ) 
की धारा 4 के ही उपबन्धों के तहत , एतद्वारा यह अधि 
सूचित किया जाता है कि उपरोलिखित प्रयोजन के लिये 
उक्त भूमि संभवतः आवश्यक है । 

उक्त भूमि में रूचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को चेतावनी 
दी जाती है कि वे किसी भी सर्वेक्षक अथवा उक्त भूमि पर 


184 

भारत का सबमा, दिसम्बर 5, 1981 ( अग्रहायण 14, 1903 ) [भाग 1 - 25 
उक्त अर्जन के लिये नियुक्त व्यक्तियों के कार्यों में न तो 

प्रपत्र " सी " 
बाधा उत्पन्न करें । 

( प्रारम्भिक अधिसूचना ) 
विक्रय , पट्टा, गिरवीं सौंपना , विनियम अथवा किसी भी 
तरह उक्त भूमि का निपटारा अथवा उस पर कोई व्यय 

सिलवास , दिनांक 13 नवम्बर , 1981 
अथवा उसमें कोई सुधारों की संक्विा, इस अधिनियम / प्रधि 
सूचना की तारीख के बाद , बिना समाहर्ता की मंजूरी के 

प्रशासन , संघ शासित प्रवेश , दादरा एवं नगर हवेली , 
उक्त अधिनियम की धारा 24 ( सातवीं बार ) के तहत , 

भूमि अर्जन अधिनियम 1894 ( 1894 की सं० 1 ) 
उक्त भूमि के प्रतिकर को निर्धारित करने वाले अधिकारी 
द्वारा उपेक्षा अथवा अवहेलना कर दी जायेगी चूंकि अन्तत : 

सं० डी०सी० एल० प्रार० / डी० एम०जी० / एल० ए० / 
उक्त भूमि को अर्जित किया जाना है । 

कवाड़ी 206/ 81: - - प्रशासन , संघ शासित प्रदेश , दादरा 

एवं नगर हवेली को ऐसा प्रतीत होता कि यहां अनुसूची 
यदि प्रशासन , दादरा एवं नगर हवेली इस बात से 

में उल्लिखित भूमि , सार्वजनिक प्रयोजन प्रर्थात्: 
सन्तुष्ट हो जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन के लिये उक्त 
भूमि आवश्यक है तो इस उद्देश्य की अन्तिम अधिसूचना , . 

7 आर० सब माईनर एक्स० एल० बी० एम० सी० दमन 
उक्त अधिनियम की धारा - 6 के तहत , भारत के राजपन्न 

गंगा परियोजना के लिये आवश्यकता है । 
में प्रकाशन के लिये यथासमय दे दी जायेगी । यदि अर्जन 
का पूर्णतया या इसके किसी भाग को परित्याग किया जाता 

भमि - अर्जन अधिनियम 1894 ( 1894 की सं० 1 ) 
है तो इससे सम्बन्धित तथ्य भारत सरकार के राजपत्र में 

की धारा के उपबन्धों के तहत , एतद्द्वारा यह अधिसूचित 
अधिसूचित कर दिया जाता है । 

किया जाता है कि उपरोलिखित प्रयोजन के लिये ही उक्त 
उक्त अधिनियम की धारा - 5 ( क ) के अन्तर्गत समाहर्ता भूमि संभवतः प्रावश्यक है । 
के कार्य करने के लिये , प्रशासन , संघ शासित प्रदेश , दादरा 
एवं नगर हवेली , भूमि - अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 

उक्त भूमि में रूचि रखने वाले सभी व्यक्तियों को 
- 3 के खण्ड ( ग ) के तहत , वलसाड़ में दादरा एवं नगर . चेतावनी दी जाती है कि वे किसी भी सर्वेक्षक अथवा उक्त 

हवेली के भूमि - अर्जन अधिकारी ( डी० सी० इन्स्यू० ) को भूमि पर उक्त अर्जन के लिये नियुक्त व्यक्तियों के कार्यों 
नियुक्त करता है । 

में न तो बाधा उत्पन्न करें । 


अनुसूची 


सर्वेक्षण सं० तथा 
हिस्सा संख्या 


आवश्यक भूमि का 
लगभग क्षेत्रफल 


संघ शासित प्रदेश 
दादरा एवं नगर 
हवेली, के जिस 
ग्राम में भूमि 
स्थित है 


विक्रय , पद्रा , गिरवीं सौंपना, विनियम अथवा किसी भी 
तरह उक्त भूमि का निपटारा अथवा उस पर कोई व्यय 
अथवा उसमें कोई सुधारों की संविदा इस अधिसूचना की 
तारीख के बाद , बिना समाहर्ता की मंजरी के उक्त अधि 
सूचना/ अधिनियम की धारा 24 ( सातवीं बार ) के तहत 
उक्त भूमि के प्रतिकर को निर्धारित करने वाले अधिकारी 
द्वारा उपेक्षा अथवा. अवहेलना कर दी जायेगी चूंकि अन्ततः 
उक्त भूमि को अर्जित किया जाना है । 


एच० ए० एस 
एम० 


खरडपाड़ा 


67/1 
67/ 2 
67/ 3 
82 
86 


00 - 31 - 00 
00 - 01 - 00 
00 - 01 - 00 
00-- 23 - 00 
00 - 20 - 00 


यदि प्रशासन , दादरा एवं नगर हवेली इस बात से 
सन्तुष्त हो जाता है कि उपरोक्त प्रयोजन के लिये उक्त 
भूमि आवश्यक है तो इस उद्देश्य की अन्तिम अधिसूचना 
उक्त अधिनियम की धारा - 6 के तहत , भारत के राजपत्र 
में प्रकाशन के लिये , यथासमय दे दी जायेगी । यदि पर्जन 
का पूर्णतया या इसके किसी भाग का परित्याग किया जाता 
है तो इससे सम्बन्धित तथ्य भारत सरकार के राजपत्र में 
अधिसूचित कर दिया जाता है । 


प्रशासक के मादेशानुसार 

के० डी० सिंह 
प्रशासक के सचिव 
दादरा एवं नगर हवेली, 

सिलवास । 


उक्त अधिनियम की धारा 5 ( क ) के अन्तर्गत समाहर्ता 
के कार्य करने के लिये , प्रशासन संघ शासित प्रदेम , वापरा 
एवं मगर हवेली , भूमि -अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 
3 के खण्ड (ग ) के तहत , वलसाड़ में दादरा एवं नगर 
हवेसी के भूमि अर्जन अधिकारी (डी० सी० डब्ल्यू० ) को 
नियुक्त करता है । 


भूमि अर्जन अधिकारी, 
दादरा एवं नगर हवेली , 
सिलवास , वलसाड में । 


AT TR -- Art 3 ] 


HTCT 97 7919 , FEHAT 5 , 1981 ( Turu 14 , 1903 ) 


185 


- - 


अनुसूची 


- 


- - - 


2 


92/ 1 


संघ प्रदेश, दादरा एवं 
नगर हवेली के जिस ग्राम 
में भूमि स्थित है । 


सर्वे सं० तथा 
हिस्सा सं० 


पावश्यक भूमि का 
लगभग क्षेत्रफल 


00 - 20 - 00 
00 -- 02 - 00 Togo 
00 - 17 - 00 
00-- 06 - 00 


93 


एच० ए० एस० 


94 


TO 


1 


3 


कनाड़ी 


00 - 25 - 00 
00 – 12 - 00 
00 - 14 -- 00 


88 


प्रशासक के आदेशानुसार 

to Ho fare , 
प्रशासक के सचिव , 
दादरा एवं नगर हवेली , 

सिलवास 


भूमि- पर्जन अधिकारी, 
दादरा एंव नगर हवेली, सिलवास , 
वलसाड में 


89 


UNION TERRITORY OF DADRA AND NAGAR 

HAVELI 
ADMINISTRATION OF DADRA AND NAGAR 

HAVELI 


ing Land Reforms Officers , Dadra and Nagar Haveli, to excr 
cise and perform all the powers and functions of the Mamlat 
dar for whole of the Union Territory of Dadra and Nagar 
Haveli, under the said Rules from the date of taking over 
charge . 

1. Shri Gilbert Jesus, Land Reforms Officer- III. 
2 . Shri J. R . Mahyavanshi, Land Reforms Officer -I. 

By order of the Administrator, 

K . D . SINGH , 
Secy . to the Administrator, 
Dadra and Nagar Haveli, 

Sivassa 


Silvassa , the 21st October 1981 
Read : -- Letter No . P .O 111/80 , dated 22nd June, 1981 
received from the High Court of Bombay . 

ORDER 
No. ADM / LAW /NSA / 4097 ( 1 ) / (23 ) / 81, - - The Adminis 
trator, Dadra and Nagar Haveli is pleased to declare that the 
place of Headquarter of the Advisory Board constituted under 
Section 9 ( 1 ) of the National Security Act , 1980 , vide Admi 
nistration Notification No. ADM / LAW / NSA / 409 (1 ) / ( 7 ) / 
81, dated 14th May , 1981 , shall be at Bombay. 

By order of the Administrator. 

Ku D . SINGH , 
Secy, to the Administrator , 
Dadra and Nagar Haveli, 

Slvassa 


FORM D 
Administration of the Union Territory 

Dadra and Nagar Haveli 

Silvassa , the 2nd November 1981 
Land Acquisition Act 1894 ( 1 of 1894 ) 
Village : Galonda 


Silvassa , the 17th November 1981 

ORDER 
No. ADM / LAW /NSO / 490 / 1981. Whereas with due 
regard to the circumstances prevailing or likely to prevail in 
Dadra and Nagar Havell, it is considered nccessary to vent 
powers in the District Magistrate to exercise functions of 
State Government under sub - section ( 2 ) of Section 3 ; of the 
National Security Act, 1980 . 

Now , therefore, in exercise of the powers, conferred under 
Rub -section ( 3 ) of Section 3 of the National Security Act, 
1980 , the Administrator, Dadra and Nagar Haveli, is pleased 
to direct and authorise the District - Magistrate of Dadra and 
Nagar Haveli to exercise powers under sub -section ( 2 ) of 
Section 3 of the Act, in the Union Territory of Dadra and 
Nagar Haveli for a period of three months from 1 - 10 -81 to 
31- 12 -81. 

By order of the Administrator . 

· K , D . SINGH , 
Socy . to the Administration 
Dadra and Nagar Havell 

Silvassa 


Whereas by the Administration of the Union Territory of 
Dadra and Nagar Haveli notification No . DCLR / DMG / LA / 
74 / 80 -Galonda , dated 27 - 12 - 1980 , it was notified that the 
lands specified in the schedule hereto (hereinafter referred to 
as tho said lands ) were likely to be needed for the public 
purpose specified in column 4 of the schedule hereto . 

And whereas the Administration of the Union Territory of 
Dadra and Nagar Haveli is satisfied after considering the 
report of Land Acquisition Officer ( D . C . W . ) Dadra and Nagar 
Haveli Silvassa at Valsad , under sub section ( 2 ) of Scction 
S - A of the Land Acquisition Act 1894 ( 1 of 1894 ) that the 
said lands are needed to be acquired at the public expenses 
for the purpose specified in the column 4 of the schedule 
hereto . 


It is hereby declared under the provisions of Section 6 of 
the said Act that the lands are required for the purpose 
specified in column 4 of the schedule hereto . 

The Land Acquisition Officer ( D . C . W .) Dadra and Nagar 
Haveli Silvana at Valsad is hereby appointed under clause 
tc ) of Section 3 of the said Act to perform the fun . lions 
of a Collector for all procecdings hereafter to be taken in 
respect of tho said lands . He is also directed under section 7 
of the said Act, to take order for the acquisition of the said 
lands. 

A Plan of the said lands can be inspected at the office of 
the Lands Acquisition Officer (D . C . W .) Dadra and Nagar 
Havel Silvasga at Valsad . 


Slivassa , the November 1981 
No. DOLR /LAW / 3 / 81 / . - In exercise of the powers 
conferred upon him under clause (b ) of Rule 2 of the Dadra 
and Nagar Haveli Land Reforms Rules , 1972 , the Adminis 
trator , Dadra and Nagar Haveli, hereby empowers the follow 


186 . 


THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 5 , 1981-(AGRAHAYANA 14 , 1903) (PART TI SEC . 3 


SCHEDULE 


SCHEDULE 


Village in which 
the land is 
situated 


S , No , & 
Hissa 


Approximate 
urca cf the 
land required 
H . Are Sq.m . 


Public purpose 
for which lands 

are necded 


Village in which 
the land is 

situated 


S . No. & Approxim : te arca Public purpose 
Fissa of the lands for which lands 
required . 

are needed . 
H . Are . Sqr . M . 


3 


2 


3 


4 


Demani 


Galonda 
Tal. : Dadra & 
Nagar Haveli. 


R . B . M . C . 
Damanganga 

Project 


Vapi branch 
Canal for 
Damanganga. 

Project, 


279 /4 0 – 00 - - 31 
279 /5 0 00 – 06 
279 /6 0 - 03 - 00 
296 / 

2 0 -- 14 - - 00 
296 /4 0 – 22 – 00 
296 /12 004 – 00 
296 /14 0 - 03 - 10 
296 /15 R06 - 00 
296 / 16 004 – 00 
296 / 18 0 – 0037 
296 / 19001400 
290 /200 – 08 – 00 

0 -- 01 – 00 : P : K , 
297 0 - 05 - 00 
298 / 

3 0 - 07 – 00 


73 P . 
74 P . 
76 / 1 P . 
78 /2 P . 
79 P . 
80 /1 P , 
80 /2 P . 
82/1 P . 
82/2 P . 
82 /4 P . 
83 P . 


0 - 05 - 00 
O - 49 - 00 
0 - 36 - 00 
01400 
0 - 25 - 00 
0 - 3600 
O -03-- 00 
0 — 04 - 00 
004 – 00 
0 – 16 – 00 
0 - 82400 


By Order and in the namo of 
Administrator , Union Territory 
of Dadra and Nagar Haveli. 

N . KRISHNASWAMY, 
Secretary to the Administrator 

Dadra and Nagar Haveli . 
Land Acquisition Officer, 
D .CW : Dadra and Nagar Haveli -Silvassa 
at Valsad . 


By order and in the name of 
Administrator, Union Territory of 

Dadra and Nagar Haveli. 


N , KRISHNASWAMY , 
Secretary to the Administrator , 

Dadra and Nagar Haveli . 


Land Acquisition Officer, D . C . W . Dadra & 
Nagar Haveli , Silvassa at Valsad . 


+ 


+ 


. : FORM DY 
Administration of the Union Territory of Dadra and Nagar 

Haveli, Silvassa 

Silvassa , the 2nd July 1981 
Land Acquisition Act 1894 ( 1 of 1894 ) 
Village : Demani 

Whereas by the Administration of the Union Territory of 
Dadra and Nagar Haveli notification No . DCLR / DMG /LA / 
50 / 80 / Demani, dated 6 - 12 - 1980 , it was notified that the 
lands specified in the schedule hereto (hereinafter referred to 

L3 the said lands ) were likely to be needed for the public 
purpose specified in column 4 of the schedule hereto 

And , whereas tho Administration of the Union Territory of 
Dadra and Nagar Haveli is satisfied after considering the 
report of Land Acquisition Officer ( D . C . W .) Dadra and Nagar 
Haveli Silvassa at Valsad , under sub section ( 2 ) of Section 
5 - A of the Land Acquisition Act 1894 ( 1 of 1894 ) that the 
said lands are needed to bo noguired at the public expenses 
for the purpose specified in the column 4 of the schedule 
hereto . 

It is hereby declared under the provisions of Section 6 of 
the said Act that the lands are required for this purpose 
specified in column 4 of tho schedule hercto . 

The Land Acquisition Officer ( D . C . W .) Dadra and Nagar 
Haveli Silvassa at Valsnd is hereby appointed under clause 
( c ) of Section 3 of the said Act to perforth the functions 
of a Collector for all proceedings hereafter to be taken in 
respect of the said lands. He is also directed under section 7 
of the said Act, to take order for the acquisition of the said 
lands . 

A Plan of the said lands can be inspected at the ofice of 
the landly Acquisition Officer ( D .CW ) Dadra and Nagar 
Haveli Silvassa at Valsad . 


FORM C 

( Preliminary. Notification ) 
Administration of the Union Territory of Dadra and Nagar 

Haveli, Silvassa 

Silvassa , the 13th November 1981 
Land Acquisition Act. 1894 ( 1 of 1894 ) 
Village : KANAÐI 
No. DCLR / DMA /LA / Kanadi/ 236 / 81 

Whereas it appears to tho Administration of the Union 
Territory of Dadra and Nagar Haveli that the lands specified 
in the schedule horeto are likely to be nooded for a public 
purpose viz. for CONSTRUCTING OR SUB MINOR EX . 
LB. M . C . FOR DAMANGANGA PROJECT . 

It is hereby notified undor tho provisions of section 4 of 
the Land Acquisition Act 1894 ( 1 of 1894 ) , that the said 
lands are likely to be needal for the purposo specified above . 

All persons interested in tho said lands are hereby wamed 
not to obstruct or interfere with any Surveyor or other 
persons cmployed upon the said lands for the purpose of the 
said anquisition . Any contracts for the disposal of the said 
Janda by , sale , louse , mortgago , assignmont . exchango , or 
otherwise or any outlay or improvements made thorein with 
outitho sanction of the Collector after tho date of this notifi 
cation will under section 24 ( seventhly ) of tho said Act, be 
disregarded by the officer assessing componsation for such 
part of the said lands aß may be finally acquired . 

If the Administration of the Union Territory of Dadra and 
Nagar Haveli is satisfied that the said lands are needed for 
the aforesaid purpose , a final notification to that effect under 
section 6 of the said Act will be published in the Gazette of 
India Government in due course . If the acquisition is aban 
doned . wholly or in part, the fact will be duly notified in the 
Gazette of India Government. 

Underclause ( c ) of section 3 of the Land Acauisition Act 
1894 the Administration of the Union : Territory of Dadra and 
Nagar Haveli is pleaged to appoint LAND ACQUISITION 
OFFICER ( Damanganga - Projoct ) Dadra and Nagar Haveli 
Silvassa at Valsad to : ptform the functions of a Collector 
under section 5 - A of said Act, in respect of the said lands. 


PART III Sec . 3 ) THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 5 , 1981 ( AGRAHAYANA 14 , 1903) 


SCHEDULE 


SCHEDULE 


Survey No. and 

Hissa No. 


Approximate arca 
of land required 


Approximate erca 
cfland required 


Unjon Territory of 
Dadra & Nagar 
Hayoli, Village in 
which land is 

situated 


Survey No, 
and Hissa 

No. 


Union Territory 

of Dadra & 
Nagar Haveli, 
Village in which 
lund is situated 


H , A . S. M . 


H . 


A . 


S. M . 


Kharadpada 


0 - 08 - 10 
0 - 21. 00 
0 - - 51 - 00 


Kapadi 


262 / 1 
263 
264 


Jo 


64 


85/ 1 
85/ 2 


85/ 4 


0 - 16 . 00 
0 - 02 . 00 
0 - 07 - .CO 
0 - 10 - 00 
0 - 04 - GO 
0 - - 05 - 00 
D - 06 - 00 
0 - 08 - 00 
0 - 07 - 00 
020 - 00 


85 / 5 
85 /6 
85 / 8 
85 / 15 
85 / 16 


By order and in the Name of the Administrator 
Union Territory of Dadra and Nagar Haveli 

K D . SINOH 
Secretary to the Administrator 

Union Torritory of Dadra and Nager Haveli 
Land Acquisition Officer 
Dadra and Nagar Haveli 
Silvassa at Valsad 


By order and in the Name of the Administrator 
Union Territory of Dadra and Nagar Haveli 

K . D . SINGH 
Secretary to the Administrator 
Union Territory of Dadra and Nagar Haveli 
Land Acquisition Officer, 
Dadra and Nagar Haveli 
Silvassa at Valsad 


FORM C 

· ( Preliminary Notification ) 
Adininistration of the Union Territory of Dadra and Nagar 
Haveli, Silvassa 

Date : 13 -11-81 
Land Acquisition Act, 1894 ( 1 of 1894 ) 
Village : KHARADPADA 
No. DCLR / SRV /KHARADPADA / 199 / 81 

Whereas it appears to the Admiaistration of the Union 
Territory of Dadra and Nagar Haveli that the lands specified 
in the schedule hereto are likely to be needed for a public 
purpose viz . for CONSTRUCTING OR SUBMINOR EX 7R 
SUBMINOR OF L . B . M . C . FOR DAMANGANGA PRO 
JECT. 


FORM D 
Administration of the Union Territory Dadra and Nagar 
Haveli , Silvassa 

Date : 14 -8 -81 
Land Acquisition Act , 1894 ( 1 of 1894 ) 
Village : ATHAL 
No . DCLR / DMG /LA / 86 / Athal 

Whereas by the Administration of the Union Territory of 
Dadra and Nagar Haveli notification No . DCLR / DMG / LA / 
86 / Athal, dated 10 - 3 - 1981. 

It was notified that the lands specified in the schedule bere 
to (hereinafta referred to as the mid lands ) wore tikely to 
be needed for the public purpose specified in column 4 of tho 
schedulc hereto . 

And whereas the Administration of the Union Territory of 
Dadra and Nagar Haveli is satisfied after considering tho re 
port of Land Acquisition Officer ( D . C .W . ) , Dadra and Nagar 
Flaveli, Silvassa at Vaisad , under sub - section (2 ) of section 
5 - A of the Land Acquisition Act , 1894 ( 1 of 1894 ) that the 
said lands are needed to be acquired at the public expenses 
for the purposo specified in the column 4 of the schedule 
hereto . 

It is hereby declared under the provisions of section 6 of 
the said Act that the lands are required for the purpose spec 
fied in column 4 of the schedule hereto . 

The Land Acquisition Officer ( D . C . W .) , Dadra and Nagar 
Haveli, Silvassa at Valsad is hercby appointed under clause 
( c ) of section 3 of the said Act to perform the functions of 
a Collector for all proceedings hereafter to be taken in res 
pect of the said lands . He is also directed under section 7 
of the said Act, to take order for the acquisition of the said 
lands. 

A Plan of the said lands can be inspected at the office of 
the Lands Acquisition Officer ( D . C . W . ) , Dadra and Nagar 
Haveli, Silvassa At Valsad . 


It is hereby notified under the provisions of section 4 of 
tho Land Acquisition Act, 1894 ( 1 of 1894 ) , that the said 
lands are likely to be nceded for the purpose specifed above. 


SCHEDULE 


All persons interested in the said lands are hereby wasncd 
not to obstruct or interfere with any Surveyor or other per 
song employed upon the said lunds for the purpose of the 
said acquisition . Any contracts for the disposal of the said 
lands by sale , lease , mortgage , assignment, exchange, or 
otherwisc or any outlay or improvements made therein with 
out the sanction of the Collector after tho date of this noti 
fication will under section 24 ( seventhly ) of the said Act , be 
disrcgarded by the officer assessing compensation for such 
part of the said lands ay may be finally acquired , 


Village in 
which the 
land is 
situated 
Athal 
TUI. : Duda 
& Nagar 
Haveli 


S . No. & Approximate 
Hişga 

area of the 
lands required 

H .Ale , Sqr. M . 
15/2 Paiki 0 - 10400 
128 /2 , 0 - 07 - - 00 
130 . 0 - 05 - 00 
138 /1 . 0 - 02 - 00 


Public pur 
poso for 
which lands 
are needed 

L . B . M . C . 
D ganga 
Project 


- - - 


- 


- -- 


If the Administration of the Union Territory of Dadra and 
Nagar Haveli is satisfied that the said lands are needed for 
the aforesaid purpose, a final notification to that effect under 
section 6 of the suid Act will be published in the Gazette of 
India Government in due course . If the acquisition is aban 
doned , wholly or in part, the fact will be duly notified in the 
Onzette of India Government. 

Under clause (c ) of section 3 of the Land Acquisition Act , 
1894 the Administration of the Union Territory of Dadra and 
Nagar Haveli is pleased to appoint LAND ACQUISITION 
OFFICER (Damanganga Project ) , Dadra and Nagar Haveli, 
Silvassa at Valsad to perform the functions of a Collector 
under section 5 - A of said Act, in respect of the said lands. 


By order and in the Name of the Administrator 
Union Teritory of Dadra and Nagar Haveli 

N , KRISHNASWAMY 
Secretary to the Administrator 

Dadra and Nagar Haveli, Silvassa 
( S . H , DAVE ) 
Land Acquisition Officer , 

C . W . Dadra and Nagar Haveli, Silvassa . 
at Valsad . . 


188 


THE GAZETTE OF INDIA , DECEMBER 5 , 1981 (AGRAHAYANA 14 , 1903 ) [ PART III Sec . 31 


Wha 


FORM C 

Preliminary Notification 
Administration of the Union Territory of Dadra and Nagar 
Haveli, Silvassa 

Date : 13 -11 - 81 


FORM C 

Preliminary Notification 
Administration of the Union Territory of Dadra and Nagar 
Haveli, Silvassa 

Date : 13 -10 
Land Acquisition Act, 1894 ( 1 of 1894 ) 
Village : KANADI 
No. DCLR / DMG /LA /Kanadi/ 206 / 81 

Whereas it appears to the Administration of the Union 
Territory of Dadra and Nagar Haveli that the lands specified 
in the schedule hereto are likely to be needed for a publ 
purpose viz . for CONSTRUCTING 7R SUB MINOR EX 
L . B . M . C . FOR DAMANGANGA PROJECT. 


DATA 


- 


Land Acquisition Act, 1894 ( 1 of 1894 ) 
Village : KHARADPADA 
No. DCLR /DMG / LA / 198 /81 /Kharadpada 

Whereas it appears to the Administration of the Union 
Territory of Dadra and Nagar Haveli that the lands specified 
in the schedule hereto are likely to be needed for a public 
purpose viz . for CONSTRUCTING OR 1A SUB MINOR EX 
OR 1 SUB MINOR EX . L . B . M . C . FOR DAMANGANGA 
PROJECT 

It is hereby notified under the provisions of section 4 of the 
Land Acquisition Act, 1894 ( 1 of 1894 ) , that the said lands 
are likely to be needed for the purpose specified above. 

All persons interested in the said lands are hereby warned 
not to obstruct or interfere with any Surveyor or other persons 
employed upon the said lands for the purpose of the said 
acquisition . Any contracts for the disposal of the said lands 
by sale , lease , mortgage, assignment , exchange , or otherwise 
or any outlay or improvements made therein without the sanc 
tion of the Collector after the date of this notification will 
under section 24 ( seventhly ) of the said Act, be disregarded 
by the officer assessing compensation for such part of the 
said lands as may be finally acquired . 

If the Administration of the Union Territory of Dadra and 
Nagar Haveli is satisfied that the said lands are needed for 
the aforesaid purpose, a final notification to that effect under 
section 6 of the said Act will be published in the Gazette of 
India Government in due course. If the acquisition is aban 
doned , wholly or in part, the fact will be duly notified in the 
Gazette of India Government. . 

Under clause (c ) of section 3 of the Land Acquisition Act, 
1894 the Administration of the Union Territory of Dadra 
and Nagar Haveli is pleased to appoint LAND ACQUISI 
TION OFFICER (Damanganga Project ) , Dadra and Nagar 
Haveli, Silvassa at Valsad at perform the functions of a Col 
lector under section S - A . of said Act, in respect of the said 
lands . 

SCHEDULE 
Union Territory Survey No , and Approximate arca 
of Dadra & 

Hisså No. 

of lard required 
Nagar Haveli. 
Village in which 

H . A . S .m . 
land is situated 


It is hereby notified under the provisions of section 4 of the 
Land Acquisition Act, 1894 ( 1 of 1894 ) , that the said lands 
are likely to be needed for the purpose specified above . 

All persons interested in the said lands are hereby warned 
not to obstruct or interfere with any Surveyor or other persons 
employed upon the said lands for the purpose of the said 
acquisition . Any contracts for the disposal of the said lands 
by sale , lease , mortgage, assignment, exchange , or otherwise 
or any outlay or improvements made therein without the sanc 
tion of the Collector after the date of this notification will 
under section 24 ( seventhly ) of the said Act, be disregarded 
by the officer assessing compensation for such part of the 
said lands as may be finally acquired . 

If the Administration of the Union Territory of Dadra and 
Nagar Haveli is satisfied that the said lands are needed for 
the aforesaid purpose , a final notification to that effect under 
section 6 of the said Act will be published in the Gazette of 
India Government in due course . If the acquisition is aban 
doned , wholly or in part, the fact will be duly notified in the 
Gazette of India Government. 

Under clause (c ) of section 3 of the Land Acquisition Act, 
1894 the Administration of the Union Territory of Dadra 
and Nagar Haveli is pleased to appoint LAND ACQUISI 
TION OFFICER (Damanganga Project ) , Dadra and Nagar 
Haveli, Silvassa at Valsad to perform the functions of a Col 
lector under section 5- A of said Act , in respect of the said 
lands, 


SCHEDULE 


Survey No , and 
Hissa No . 


Approximate area cf 
land required 


Union Territory 
of Dadra & 
Nagar Haveli, 
Village in which 
land is situated 


H . 


A . 


S. M . 


3 


AN 


De 


Kanadi 


Kharadpada 


88 


67/1 
6712 
67 /3 


89 


031 - 00 
0 - 01 - 00 

03 - 00 
On 23 - 00 
Quo 20m 37 


92/ 1 


0 - 25 - 00 
Om 12 - 00 
Q 1400 
020 - 00 
0 - 02 - 00 PK 
Om 17 - 00 
O 0600 


82 


86 


93 


94 


By order and in the Name of the Administrator 
Union Territory of Dadra and Nagar Haveli 

K . D . SINGH 
Secretary to the Administrator 
Union Territory of Dadra and Nagar Haveli 
Land Acquisition Officer , 
Dadra and Nagar Haveli, 
Silvassa at Valsad 
Valsad 


By order and in the Name of the Administrator 
Union Territory of Dadra and Nagar Haveli 

K . D . SINGH 
Secretary to the Administrator 

Union Territory of Dadra and Nagar Haveli 
Land Acquisition Officer , 
Dadra and Nagar Haveli , 
Silvassa at Valsad 
Valsad 


FRINTED BY TILE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS FARIDABAD 
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, nel H , 1981 


